गढ़ शास 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 - 2015. 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 -22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001. " 


. 


सत्यमेव जयते 


.. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 532 ] 


रायपुर , बुधवार, दिनांक 28 अगस्त 2019 - भाद्रपद 6, शक 1941 


सहकारिता विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 23 अगस्त 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक / एफ 15 - 35 / 15 - 2 / 2019 / 27 / 28 . - सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 
06 - 07 - 2019 से राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि , लोकहित में विकास कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन 
को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ की कतिपय प्राथमिक कृषि साख 
सहकारी सोसाइटियों का पुनर्गठन किया जाए । 


अत्एव छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 की धारा 16 - ग की उप - धारा (1 ) के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित 
करने के लिए पुनर्गठन योजना "जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन 
योजना, 2019 " जारी करता है, इस पुनर्गठन योजना को कार्यान्वित किया जाए । 


संलग्न : - 


पुनर्गठन योजना, 2019 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

पी .एस. सर्पराज, उप – सचिव. 


1063 


1064 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2019 


जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 

पुनर्गठन योजना, 2019 


01. 


संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार : 
( क ) यह योजना "जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन 

योजना, 2019 " कहलाएगी । 
( ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र ( असाधारण ) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी । 

यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बेमेतरा की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के 
लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक , दो एवं तीन में अधिकथित है । 


02. 


परिभाषाएँ : - इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: 
( क ) " अधिनियम " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 (क्र . 17 सन् 1961 ) । 

"नियम " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम , 1962 । 
" पुनर्गठन " से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र 
आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा 
विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन । 
" प्रभावित सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को 
कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो । 
" परिणामी सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का 
कार्यक्षेत्र, आस्तियां , दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो । 
" नवीन सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना 
के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए । 
"बैंक " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग । 
" रजिस्ट्रार " से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम , 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो . 


. 


पुनर्गठन की रीति : 
( क ) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों , दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को 

किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या 
( ख ) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके , या 

किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त ( क) एवं ( ख) दोनों में उल्लेखित 
रीतियों से ; किया जायेगा । 


04. 


पुनर्गठन : - नियत तिथि से - 
( क ) " अनुसूची - एक " के कॉलम ( 2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3 ) में 

अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में 
अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा । 
" अनुसूची - दो " के कॉलम ( 2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3 ) में 
अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम ( 4 ) में 
उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे । 
" अनुसूची - तीन " के कॉलम ( 2 ) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम ( 3 ) में 
अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम ( 4) में 
अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष 
कॉलम (5 ) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2019 


1064 ( 1 ) 


( दो ) 


पुनर्गठन की प्रक्रिया : 
( क ) इस योजना की एक प्रति प्रभावित सोसाइटियों को भेजी जावेगी, जिस पर वे अपना अभ्यावेदन 15 

दिवस की समयावधि में प्रस्तुत कर सकेंगे । 
इस योजना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिवस की समयावधि में प्रभावित 
एवं परिणामी सोसाइटी का सदस्य लिखित अभ्यावेदन संबंधित जिले के उप / सहायक पंजीयक, 
सहकारी संस्थाएं के समक्ष तीन प्रतियों में प्रस्तुत कर सकेगा । 
प्राप्त अभ्यावेदनों को संबंधित जिले के उप / सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं द्वारा परीक्षण कर 
अभिमत सहित रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जायेगा । रजिस्ट्रार अपने अभिमत सहित राज्य सरकार के 
समक्ष उनके प्राप्त होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा । अभ्यावेदन निराकरण 
के लिए नवीन सोसाइटी के गठन के संबंध में निम्नांकित मार्गदर्शी बिन्दुओं को यथासंभव ध्यान में 
रखा जावेगा : 
( एक ) सोसाइटी का ऋण वितरण सामान्य क्षेत्र के लिए 2.00 करोड़ रूपये तथा अनुसूचित क्षेत्रों 

के समितियों के लिए 1.00 करोड़ रूपये हों । 
सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में कृषि योग्य रकबा सामान्य क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिए 

1500 हेक्टेयर तथा अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत सोसाइटी के लिए 2000 हेक्टेयर होगा । 
( तीन) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र सामान्य क्षेत्र में कार्यरत सोसाइटी के लिए 10 किमी तथा ( घ ) 

अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिये 20 किमी होगा । 
( चार) सोसाइटी की सदस्यता न्यूनतम 750 होगी । 
( पाँच) पुनर्गठन में ग्राम पंचायत एवं पटवारी हल्का का विखण्डन न हो , अर्थात् एक ग्राम पंचायत 

व एक पटवारी हल्का के समस्त ग्राम एक ही सोसाइटी में हो । 
( छः) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र दो विकासखण्ड या दो तहसीलों में न हो । 
( सात) सोसाइटी के ग्राम यथा संभव एक ही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हो । 
( आठ) सोसाइटी मुख्यालय में पहुंच हेतु नदी, नाले आदि बाधक न हो । 
( नौ ) सोसाइटी का मुख्यालय यथासंभव वहीं हो, जहां पर गोदाम , अन्य आधारभूत संरचना 

निर्मित हो । 

राज्य सरकार द्वारा अभ्यावेदनों का निराकरण अधिकतम 30 दिवस के भीतर किया जाएगा । 
( ङ) अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा । 

इस योजना की प्रति बैंक को दी जाएगी, प्रति प्राप्त हो जाने के पश्चात् 15 दिवस की समयावधि में 
बैंक का बोर्ड उस पर विचार करके प्रस्तावित पुनर्गठन योजना के सम्बन्ध में परामर्श लिखित रूप से 
रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ऐसे परामर्श को रजिस्ट्रार अपने अभिमत के साथ राज्य सरकार 
को प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार उस पर अपना विनिश्चय यथाशीघ्र करेगी । 
प्राप्त अभ्यावेदनों तथा बैंक से प्राप्त परामर्श पर सम्यक विचारोपरान्त यदि राज्य सरकार चाहे तो 
इस योजना में आवश्यक परिवर्तन , उपान्तरण , संशोधन कर सकेगी तथा अंतिम प्रकाशन किया 
जायेगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा, तदुपरांत संबंधित प्राधिकारी यथाशीघ्र आवश्यक आदेश 
तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ करेंगे । 


06. 


सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व : 
( क ) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी 

सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों । 
( ख ) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से 

सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे । 
आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों 
पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा । 


T 


hada 


n 


aahetanahitili 


1064 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2019 


07. 


रजिस्ट्रेशन / निरसन : 
( क ) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा 

उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश , प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे 
संयुक्त / उप / सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 

9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा । 
( ख ) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं 

होगा , के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा । 


08. 


प्रबन्ध : 
( क ) योजना प्रभावशील होने के साथ ही प्रभावित सोसाइटियों तथा परिणामी सोसाइटियों में जहाँ कहीं 

निर्वाचित बोर्ड होगा, वह तथा ऐसी सोसाइटी का प्रतिनिधि कार्य करने से परिविरत हो जाएगा तथा 
सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध करने के लिए, उप / सहायक पंजीयक के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति 
अथवा व्यक्तियों को अस्थायी रूप से आदेश में उल्लिखित कालावधि तक के लिए अथवा बोर्ड के नये 
निर्वाचन होने तक के लिए नियुक्त किये जा सकेंगे । एकाधिक व्यक्तियों की दशा में कोई एक व्यक्ति 
को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा । परन्तु अशासकीय व्यक्ति / व्यक्तियों को नियुक्त करने की दशा में 
वह या वे ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो उस सोसाइटी के सदस्य हो । 
नवीन सोसाइटियों का प्रबन्ध, उसे रजिस्ट्रीकृत करने वाले अधिकारी के आदेश द्वारा अस्थायी रूप से 
नियुक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों में निहित होगा । 
प्रभावित सोसाइटी, परिणामी सोसाइटी तथा नवीन सोसाइटी का प्रतिनिधित्व , प्रतिनिधि का नया 
निर्वाचन होने तक वह व्यक्ति करेगा जिसे उपरोक्त कंडिका ( क ) में विहित अनुसार नियुक्त किया 
गया हो परन्तु व्यक्तियों की दशा में उनके संकल्प द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी । 


( ख ) 


09. 


कर्मचारीवृन्द : 


( क ) 
( ख) 


नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी । 
प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी 
हो जाएंगे । 


10 . 


अधिकार, हित और कर्तव्य आदि : 
( क ) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ 

आदि उनमें ही निहित होंगी । 
( ख ) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि 

निहित होंगी । 


11. 


विवाद : - इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्यों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद 
अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक / पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा । 


12. 


आदेश जारी करने की शक्तियां : - इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों 
आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे 
अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो , यह और भी कि 
रजिस्ट्रार समय - समय पर ऐसा निर्देश / मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे । 


संलग्न : - अनुसूची – एक, दो एवं तीन 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2019 


1064 ( 3 ) 


जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 

पुर्नगठन योजना, 2019 


अनुसूची - एक 


विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है 

अपवर्जित कार्यक्षेत्र 

विद्यमान सोसायटी जिसमें 
(प्रभावित सोसायटी ) 

( ग्रामों का नाम ) 

अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है 

(परिणामी सोसायटी ) 
2 

4 
सेवा सहकारी समिति मर्या., डूण्डा सिघौरी 

सेवा सहकारी समिति मर्या., बेमेतरा 
| सेवा सहकारी समिति मर्या., मोहतरा | गुनरबोड़ 

सेवा सहकारी समिति मर्या., बेमेतरा 
3 | सेवा सहकारी समिति मर्या., चंदनु सिघनपुरी 

सेवा सहकारी समिति मर्या., झाल 

( बेमेतरा ) 
सेवा सहकारी समिति मर्या., झाल | सिंगारपुर, केंवाछी 

सेवा सहकारी समिति मर्या., 

खण्डसरा 
सेवा सहकारी समिति मर्या., टेमरी | खैरा , मुर्रा 

सेवा सहकारी समिति मर्या., 

नांदघाट 
सेवा सहकारी समिति मर्या., गुंजेरा | बुंदेला, सोनपुरी 

सेवा सहकारी समिति मर्या., मारो 
सेवा सहकारी समिति मर्या., कुंरा | मेहना, घोरहा 

सेवा सहकारी समिति मर्या., 

बदनारा 
सेवा सहकारी समिति मर्या., हांटरांका | श्यामपुरकांपा 

सेवा सहकारी समिति मर्या., 

खैरझीटी ( थान खम्हरिया ) 
सेवा सहकारी समिति मर्या., | सिघौरी, खम्हरिया 

सेवा सहकारी समिति मर्या., 
मोहभट्ठा 

देवरबीजा 
10 | सेवा सहकारी समिति मर्या., भिभौरी | कंडरंका, बेरलाकला, बोरसी सेवा सहकारी समिति मर्या., गुधेली 
सेवा सहकारी समिति मर्या., सिलघट | लावातरा, नवागांव , मुडपार, भरदा | सेवा सहकारी समिति मर्या., 

अनंदगांव 


8 


1064 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2019 


अनुसूची - दो 


क्र . | 


नवीन सोसायटी 


विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है 

( प्रभावित सोसायटी ) 


नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र 

( ग्रामो का नाम) 


11 


| सेवा सहकारी समिति मर्या., बेमेतरा सेवा सहकारी समिति मर्या., | नवलपुर, बिलई, बैंजी, लोलेसरा, बहेरा, 

लोलेसरा 

मंजगांव, चारभाठा 
2 | सेवा सहकारी समिति मर्या., ड्रेण्डा 

| बहुनवागांव, गांगपुर 
सेवा सहकारी समिति मर्या., झाल 

पंडरभट्ठा 
सेवा सहकारी समिति मर्या., डूण्डा सेवा सहकारी समिति मर्या., कन्तेली, ओटेबंद, हथमुड़ी, भुरकी, 

कंतेली 

सिरवाबाधा 
| सेवा सहकारी समिति मर्या., बालसमुंद सेवा सहकारी समिति मर्या., करचुवा, सनकपाट 
| सेवा सहकारी समिति मर्या., झाल 

पेण्ड्रीतराई 

| पेन्ड्रीतराई, नरी, कोसा, छीतापार 
7 | सेवा सहकारी समिति मर्या., कुसमी सेवा सहकारी समिति मर्या., | खैरझीटी, अर्जुनी, बगौद, बोरिया 

खैरझीटी 
सेवा सहकारी समिति मर्या., मोहरेंगा सेवा सहकारी समिति मर्या., | पुरान , भोथीडीह, सोनपुरी 
सेवा सहकारी समिति मर्या., चंदन 

मऊ 

| बिटकुली, झिरिया , तुमा, उसलापुर 
सेवा सहकारी समिति मर्या., नांदघाट 

खम्हरिया , मुटपुरी, मऊ 
कृषक सेवा सहकारी समिति मर्या., दाढ़ी । कृषक सेवा सहकारी उमरिया, जांता, बहरबोड़, बेतर, बेरा , 

समिति मर्या., उमरिया | कांपा, चिल्फी, मरजातपुर, सुरूंगदाहरा , 

कोदवा 
12 | सेवा सहकारी समिति मर्या., कुरदा सेवा सहकारी समिति मर्या., | सेमरिया , सेन्दरी, बंधी, भैसबोड़कला, 

सेमरिया 

भैसबोडखुर्द, नवागांव, हेमाबंध, सुरकी 
13 | सेवा सहकारी समिति मर्या., कुरदा सेवा सहकारी समिति मर्या., रामपुर 
14 | सेवा सहकारी समिति मर्या., खण्डसरा 

अतरिया 

| अतरिया , मोतिमपुर , झाझाडीह, धनगांव , 

| झीलगाकांपा 
15 | सेवा सहकारी समिति मर्या., बीजाभाठ सेवा सहकारी समिति मर्या., | खिलोरा, रजकुड़ी, मोहलई, भिनपुरी , 

खिलोरा 

फरी, तेलईगुड़ा 
16 | सेवा सहकारी समिति मर्या., छिरहा सेवा सहकारी समिति मर्या., | जंगलपुर, बिरमपुर, गोरखपुर, गांगपुर , 

प्रतापपुर 

सोनपुरी, नवाखुर्द, दामापुर, नगपुरा , 

चरघट , चरगंवा, सारंगपुर 
17 | सेवा सहकारी समिति मर्या., रनबोड़ 

प्रतापपुर, लिटीपुर 
18 | सेवा सहकारी समिति मर्या., नवागढ़ सेवा सहकारी समिति मर्या., | नेवसा, बघुली, करमन , अमलीडीह , 

नेवसा 

बोइरकचरा, झांकी, रिसाअमली, 

गोपालभैना , बाघुल 
| 19 | सेवा सहकारी समिति मर्या., हटहाडांण्डू | सेवा सहकारी समिति मर्या., | अंधियारखोर, नगधा, बरबसपुर, तोरा, 

अंधियारखोर 

टुरा सेमरिया, जेवरा, देवरी, मक्खनपुर , 
गोपालपुर, घठोली, खरहरी, खपरी, 

छीतापार, मानपुर 
| 20 | सेवा सहकारी समिति मर्या., हटहाडांण्डू | सेवा सहकारी समिति मर्या., भालूपान 
21 | सेवा सहकारी समिति मर्या., बदनारा । 

कटई 

कटई , कुंवा, मुंगवाय , बहरबोड़ , 

नवागांव , रूसे, तारेगांव, नेऊर, भदौरा 
22 | सेवा सहकारी समिति मर्या., मुरता 

सेवा सहकारी समिति मर्या., | बोरतरा, बैजलपुर, हरमुड़ी 
23 | सेवा सहकारी समिति मर्या., झाल बोरतरा ( नवागढ़ ) | भैसामुड़ा, अतरगवा, मोहतरा 

( नवागढ़ ) 
24 | सेवा सहकारी समिति मर्या., नांदघाट सेवा सहकारी समिति मर्या., | मल्दा, तरपोंगी, मगरघटा, धोबघट्टी 

मल्दा 
25 सेवा सहकारी समिति मर्या., कुरा 

कन्हारपुर, भिखमपुर, डंगनिया , पौसरी 


Endemaanadiationalisaharaniy 


Talimittainedhiosanilo 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2019 


1064 ( 5 ) 


2 


26 सेवा सहकारी समिति मर्या., टेमरी 


3 

4 
सेवा सहकारी समिति मर्या., | नारायणपुर , तेंदुभाठा, नवागांव , दुधिया 
नारायणपुर 
| सेवा सहकारी समिति मर्या., | बिनैका, लालपुर 


27 | 


सेवा सहकारी समिति मर्या., गुंजेरा 


पुटपुरा 


खाती 


25 


सपा 


28 | सेवा सहकारी समिति मर्या., सम्बलपुर 

पुटपुरा, खेड़ा, झिलगा, बेवरा , 
जुनवानीकला, जुनवानीखुर्द, मुड़पार , 

बोटेबोड़ 
29 | सेवा सहकारी समिति मर्या., सम्बलपुर 

| गोढ़ीकला, गोढ़ीखुर्द, टि . जेवरा, क . 
गोढ़ीकला 

जेवरा, पेण्ड्री, बेलटुकरी, धनोरा, 

गनियारी 
30 | सेवा सहकारी समिति मर्या., बदनारा सेवा सहकारी समिति मर्या., || भदराली, घोघराली, बुचीपुर, केशला, 

भदराली 

म. खपरी, पिरैया , सेनगांव 
31 | सेवा सहकारी समिति मर्या., कन्हेरा सेवा सहकारी समिति मर्या., सैगोना, कारेसरा, गर्रा, कुरूद, 

सैगोना 

समुंदवारा, खैरा, कुर्रा 
32 | सेवा सहकारी समिति मर्या., थानखम्हरिया | सेवा सहकारी समिति मर्या., | बनरांका, टिपनी, गोपालपुर , चिखली , 

बनरांका 

बम्हनी, 
33 || सेवा सहकारी समिति मर्या., हांटरांका सेवा सहकारी समिति मर्या., | हाड़ाहुली, साजन, भरमपुरी , गुवारा , 

हाड़ाहुली 

दर्रा 
34 | सेवा सहकारी समिति मर्या., खैरझीटी सेवा सहकारी समिति मर्या., | खाती, पतोरा, सौरी, भुसंडी, कंदई 

बोरिया , मटिया 
सेवा सहकारी समिति मर्या., कन्हेरा 

अकोला 
36 | सेवा सहकारी समिति मर्या., केहका | सेवा सहकारी समिति मर्या., | बीजागोड़, सुवरतला, नवागांव गहिरा 

केंवतरा 
37 | सेवा सहकारी समिति मर्या., साजा 

पड़कीटोला, केंवतरा 
38 | सेवा सहकारी समिति मर्या., बेलतरा 

अमलीडीह 
सेवा सहकारी समिति मर्या., मोहगांव सेवा सहकारी समिति मर्या., मोहतरा, गाड़ाभाठा, देउरगांव, 

मोहतरा (साजा) 

सिघनपुरी 
40 | सेवा सहकारी समिति मर्या., परपोड़ी सेवा सहकारी समिति मर्या., | चेचानमेटा, बेदरचुवा, जानो, कुरलु , 

चेचानमेटा 

रानो, मुढ़िया, पातरझोरी, सोहागपुर 
41 | सेवा सहकारी समिति मर्या., गाड़ाडीह सेवा सहकारी समिति मर्या., | पेण्ड्रावन , बुंदेली 

सहसपुर 
42 | सेवा सहकारी समिति मर्या., देवकर 

सहसपुर, खुरूसबोड़, जामगांव , 

लालपुर, 
| सेवा सहकारी समिति मर्या., ठेलका | सेवा सहकारी समिति मर्या., | खपरी, उरैहा, उसलापुर , ढेकापुर, टेढ़ी , 

खपरी 

कांपा 
44 | सेवा सहकारी समिति मर्या., बेलतरा सेवा सहकारी समिति मर्या., | सोमईकला, बेन्दरची, सम्बलपुर, 

सोमईकला 

रमपुरा , भेण्डरवानी, अमलीडीह 
45 | सेवा सहकारी समिति मर्या., केहका 

चिल्फी, करमतरा 
46 सेवा सहकारी समिति मर्या., बीजा सेवा सहकारी समिति मर्या., घोटवानी, तेंदूभाठा, केसतरा , खामडीह , 

घोटवानी 

बगलेड़ी, गडुवा, चुहका 
सेवा सहकारी समिति मर्या., देवरबीजा सेवा सहकारी समिति मर्या., | सल्धा, मजगांव, सण्डी, डंगनिया , 

सल्धा 

बहेरघट , बहिंगा, नवागांव, दमई 
सेवा सहकारी समिति मर्या., मोहभट्ठा सेवा सहकारी समिति मर्या., चोंगीखपरी, नारधी, डंगनिया ख , 

चोंगीखपरी 

साल्हेपुर, कुमहीगुड़ा, बचेड़ी 
सेवा सहकारी समिति मर्या., बेरला सेवा सहकारी समिति मर्या., | सोढ़, सिवार, भाठासोरही , नवागांव , 

सोढ़ 

भरचट्टी, रेवे, मंगलोर , तबलघोर 
सेवा सहकारी समिति मर्या., अनंदगांव सेवा सहकारी समिति मर्या., | कुसमी, खर्रा, कुम्ही, सोरला, भाड़ 


39 | 


कुसमी 


51 | सेवा सहकारी समिति मर्या., बांसा 
52 | 

सेवा सहकारी समिति मर्या., अनंदगांव 


सुरहोली 
सेवा सहकारी समिति मर्या., । बारगांव , मटिया , कोसपातर, 
बारगांव 

बेलौदीकला 


1064 ( 6 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2019 


53 | सेवा सहकारी समिति मर्या., सरदा 


54 | सेवा सहकारी समिति मर्या., बांसा 


55 | सेवा सहकारी समिति मर्या., गुधेली 


सेवा सहकारी समिति मर्या., | अछोली, पहांदा, चेटुवा, सहगांव , 
अछोली 

जमघट , मुड़पारखुर्द 
सेवा सहकारी समिति मर्या., | घटियाकला, मुड़पार, तिलई 
गोडगिरी 

| गोड़गिरी, बोहारडीह , सिंगारडीह, 

खंगारभाठ , गाडामोर, खामतराई 
सेवा सहकारी समिति मर्या., | लेंजवारा , तारालीम , भिलौरी 
लेंजवारा 
सेवा सहकारी समिति मर्या., | किरीतपुर, खम्हरिया , टेमरी, तिरईया , 
किरीतपुर 

रवेली 


56 | सेवा सहकारी समिति मर्या., टकसींवा 


57 | सेवा सहकारी समिति मर्या., कठिया 


अनुसूची - तीन 


विद्यमान सोसायटी जो 

प्रभावित है 
( प्रभावित क्षेत्र) 


अपवर्जित कार्यक्षेत्र । 
( ग्रामों का नाम ) 


विद्यमान सोसायटी जिसमें | नवीन सोसाइटी जिसमें 
अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है 
(परिणामी सोसायटी) 


2 


निरंक 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


